404 


HARYANA GOVT . GAZ ., JULY 21, 2009 ( ASAR. 30, 1931 SAKA) 


| PARTI 


कृषि विभाग 


दिनांक 3 जुलाई, 2009 
क्रमांक 949- कृषि II ( 2)-2009/ 9729. - भाण्डागार निगम अधिनियम , 1962 (1962 का केन्द्रीय अधिनियम 58), की धारा 18 की 
उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, कृषि विभाग, अधिसूचना संख्या 
कृषि-II (ix)-67/27616, दिनांक 30 अक्तूबर, 1967 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं , अर्थात् : 


संशोधन 


. 


हरियाणा सरकार, कृषि विभाग, अधिसूचना संख्या कृषि-II (ix )-67/27616, दिनांक 30 अक्तूबर , 1967 में , 
(i). पैरा 1 में , “ हरियाणा भाण्डागार निगम शब्दों के स्थान पर , " हरियाणा राज्य भाण्डागार निगम " शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे; 
( ii) पैरा 2 में , " अम्बाला में तथा कार्यालय चण्डीगढ़ में शब्दों के स्थान पर , “पंचकूला में " शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे; 


1 


. 


रोशन लाल, 


वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, 

कृषि विभाग । 


AGRICULTURE DEPARTMENT 


The 3rd July , 2009 
No. 949- Agri. II( 2)-2009 /9729. - In exercise of the powers conferred by Sub -section (1) of Section 18 of the 
Warehousing Corporation Act, 1962 (Act 58 of 1962 ), the Governor of Haryana hereby makes the following 
amendments in the Haryana Government, Agriculture Department, Notification No. Agri. II ( IX )-67/27616 , dated 
30th October , 1967, namely : -- 


Amendment 


In the Haryana Government, Agriculture Department, Notification No. Agri.II (IX )-67/27615, dated the 
30th October, 1967.- 


(i) in para 1 , for the words “the Haryana Warehousing Corporation ", the words "the Haryana State 

Warehousing Corporation shall be substitured ; 
in para 2 , for the words “ at Ambala and working office at Chandigarh ," the words at Panchkula shall 
be substituted. 


( ii ) 


ROSHAN LAL , 
Financial Commissioner and Principal Secretary 
to Government Haryana, Aglriculture Department. 


राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा 


निर्वाचन सदन, प्लाट नं ० 2, सैक्टर -17 , पंचकूला 


शुद्धि पत्र 

दिनांक 6 जुलाई , 2009 
क्रमांक रा ० नि ० आ ०/ 4 ई- III/ 2009/ 4400 .-- राज्य निवार्चन आयोग हरियाणा द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक रा० नि ० आ o/ 4 ई 
III /2009/4016, दिनांक 23 जून , 2009 के साथ संलग्न अनुलग्नक " ए" में खण्ड नाहड़ की ग्राम पंचायत जुड्डी के पंच वार्ड नं0 9 को 
" अनारक्षित श्रेणी" में अंकित किया गया है, जिसे संशोधन उपरान्त " अनुसूचित जाति " के लिए आरक्षित पढ़ा जाए । यह संशोधन उपायुक्त एवं 
जिला निर्वाचन अधिकारी (पं०), रेवाड़ी के पत्र क्रमांक 2146 /पं०, दिनांक 25 जून , 2009 द्वारा किए गए अनुरोध अनुसार किरा जाता है । 


चन्द्र सिंह , 
राज्य निर्वाचन आयुक्त , ह रेयाणा । 


